निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार 26 मार्च 2018 


( सं0 पटना 277) 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

23 मार्च 2018 
सं० 1 / स्था० - पदा० - 13 / 2013 -2274 / वि० — श्री दिलीप कुमार ( आई०टी०एस० - 93 ), निदेशक , भविष्य निधि 
निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को केन्द्रीय असैनिक सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1972 के नियम 26 के अर्न्तगत 
दिनांक 27. 03. 2018 से 04.04 . 2018 तक कुल 09 ( नौ ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 277 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


